निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 506 ) 


23 भाद्र 1933 ( श ) 
पटना, बुधवार , 14 सितम्बर 2011 


गृह ( कारा ) विभाग 


__ अधिसूचना 

18 अगस्त 2011 
सं0 कारा / स्था० ( अधिo )01 - 03 / 10 - 3606 — बिहार कारा सेवा के राज्य के मुख्यालय / काराओं में 
कार्यरत्त / प्रशिक्षणरत निम्नलिखित कारा अधीक्षकों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने 
अंकित स्तंभ 4 के कारा / पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
क्र0 कारा अधीक्षक का नाम । वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन कारा / पद का नाम 
1 

2 
श्री जयशंकर प्रसाद सिन्हा केन्द्रीय कारा, बक्सर 

मंडल कारा, सीवान 
| श्री सुरेन्द्र कुमार अम्बष्ठ निदेशक, प्रोवेशनचर्या 

केन्द्रीय कारा, बक्सर 
श्री ओम प्रकाश गुप्ता आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना निदेशक , प्रोवेशनचर्या 
श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी मंडल कारा, सीवान 

आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना 
5 | श्री राकेश कुमार प्रशिक्षणरत 

उप - कारा, रोसड़ा 
6 श्री राजीव कुमार प्रशिक्षणरत 

उप - कारा, नवगछिया 
__ 7 | श्री राधेश्याम सुमन प्रशिक्षणरत 

| उप - कारा, वीरपुर 
सभी संबंधित काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में बिना पारगमन काल / बिना 
प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रभार सौंपते हुए तुरंत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल 
पर योगदान करना सुनिश्चित करें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र०) | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 506-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette .bih. nic.in 


